PART II 


HARYANA GOVT GAZ ., APRIL 29 , 1980 ( VYSK. 9, 1902 SAKA ) 


637 


हरियाणा सरकार 


राजस्व विभाग . 


युद्ध जागीर 


दिनांक 21 अप्रैल , 1980 


क्रमांक 64 - ज ( II ) -80/14020 ..-- श्री गिरधाल सिंह, पुत्र श्री भूरू, गांव बरसोला , तहसील व जिला जीन्द 
की दिनांक 19 जनवरी, 1979 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल,पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है भोर पाज़ तका संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 1 ) 
तया 3 ( 1 ) के सधीन प्रदान की गई शकिनयों का प्रयोग करते हुए श्री गिरधाल सिंह को मुन्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर 
जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 651-1 (II ) -78/13 026, दिनांक 8 मई, 1978 द्वारा मंजूर की गई थी , 
अब उसकी विधवा श्रीमती सिरया देवी के नाम खरीफ़ , 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये 
वार्षिक की दर से सनद में वी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते है 


क्रमांक 514-4 ( 1)-80/14148.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उस में प्राण तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( ए ) तया 3 ( 1 ए ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपास निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध भागीर उनके नाम के सामने 
दी गई फसल तथा राशि एवं सनद में दी गई हों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं :-- 


क्रमांक 


जिला 


जागीर पाने वाले 


गांव व 


तहसील 


वार्षिक 


फसल / वर्ग जब से 
भागीर दी गई 


कामाम 


पता 


राशि 


1 


2 


3 


5 


6 


रुपये 


1 


भिवानी 


रणकोली 


दादरी 


श्री बसन्त सिंह , पुत्र 

श्री हरनाम सिंह 


1975 से 


रवी , 
खरीफ, 1979 तक 


150 


300 


2 


भिवानी 


श्री शंकर , 


पुत्र पी मातू 


लुहारी जाट 


बवानी खेड़ा 


रबी , 1980 से 
रबी , 1973 से 
खरीफ , 1979 तक 


150 


- 


रवी , 1980 से 


300 


क्रमांक 531 -ज(I) -80/14155 . पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती चन्द्रावती, विधवा श्री होरा लाल , गांव थाना,, तहसीन नारनौल , 
जिला महेन्द्रगढ़ , को खरीफ़ , 1964 से रबी , 1970 तक 100 रुपए वार्षिक तया खरीफ, 1970 से खरीफ़, 1979 तक 
150 रुपये वार्षिक तथा रबी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार 
सहर्ष प्रदान करते है । 


. 


रघुनाथ जोशी, 
विशेष कार्य अधिकारी , हरियाणा सरकार 

राजस्व विभाग । 


